PART 1] 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 11, 1986 (PHGN . 20 , 1907 SAKA) 


717 


982 

श्रम तथा रोजगार विभाग 

दिनांक 5 मार्च, 1986 
सं ० 11(76) 85-4 श्रम .-- मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम , 1961 (1961 का 27 ), की धारा 4 की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और हरियाणा सरकार, श्रम विभाग अधिसूचना सं 0 7861-4-9.म -73/ 20892, दिनांक 30 अगस्त , 1973 का अधिक्रमण 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन श्रम विभाग के निम्नलिखित कर्मचारियों को 
सांख्यिकीय संगृहीत करने के प्रयोजनार्थ अभिलेखों के निरीक्षण हेतु सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करते 


ind 


1. मुख्य सांख्यिकी सहायक । 
2. सांख्यिकी सहायक । 

कुलवन्त सिंह, 
दिनांक 11 फरवरी , 1986 

वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार, 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 
INDUSTRIES DEPARTMENT 

The 10th January , 1986 
No. 1/1/ 57-41BII-79(1).- The following regulations to amend the Punjab Khadi and Village Industries 
Regulations, 1958, made by the Haryana Khadi and Village Industries Board with the previous sanction 
of the Governor of Haryana , in exercise of the powers conferred by section 35 of the Punjab Khadi 
and Village Industries Beard Act, 1955 ( Punjab Act No. 40 of 1956 ) are hereby notified in pursuance 
of sub-seciton ( I) of the said section, namely- 

1. These regulations may be called the Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana 
amendment ) Regulations, 1986 . 

2. In the Punjab Khadi and Village Industries Board Regulatiors, 1958 ( hereinafter referred to 
as the said regulations) . 

(i) in regulation 6, in sub-regulation (2 ), a full stop shall be inserted after the word " possible 

and the word “ special” after the full stop shall be read as “ Special” ; 
(ii) in regulation 14, the Word "succeeding " shall be omitted.; 
( iii) regulation 15 shall be deleted ; 
(iv) in regulation 18 , in sub -regulations C and D , for the word “ expend " . wherever occuring 

the word “ promote ” shall be substituted ; 
(v) in regulation 19, in sub -regulation (vi) the words “ and exercise” shall be omitted ; 
(vi) in PART IV , for the existing heading the following heading shall be substituted , 

namely 

" Remuneration allowance and other bonditions of service of the employees of the Poard " ; 
( vii) in regulation 21, for the words “ Punjab ” possess ing equal status ” the words “ Haryana 

possessing equivalent status " shall be substituted ; 
( viii) in regulation 24 , the word concerned shall be omitted%3B 
(ix) in PART V , for the existing heading, the following heading shall be substituted , 

namely 

" Functions and duties of the Secretary and other employees of the Board ; 
( x ) in regulation 25 
(a ) in sub -regulation (2), for the word “ meeting " , the word " mcetings " shall be 

substituted: 
(b ) in sub - regulation (6 ) , the words “ State Bank of India or ” shall be omitted ; 
(c) in regulation (II) for the word “ Punjab ” the word “ Haryana ” shall be substituted ; 

Member Secretary , 
Haryana Khadi and Village Industries 

Board , Panchkula, 

B.S. OJHA, 
Secretary to Government Haryana , 

Industries Department. 


718 


HARYANA GOVT GAZ., MARCH 11 , 1986 ( PHGN. 20, 1907 SAKA ) 


[PART 1 


संख्या 1/1/ 57- 4 ग्राई ० बी०- II - 79 (.) .-- पंजाब खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 (1956 का पंजाब 
अधिनियम संख्या 40 ) की धारा 35 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति 
से हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बनाए गए पंजाब खादी तथा ग्रामोद्योग विनियम , 1958, में संशोधन करने के 
लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं और उन्हें उक्त धारा की उपधारा ( 1) के अनुसरण में इसके द्वारा अधिसूचित किया 
जाता है, अर्थात् 

( 1) ये विनियम पंजाब खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ( हरियाणा संशोधन ) विनियम , 1986 कहे जा 


सकते हैं । 


बाद उक्त विनियम कहा 


( 2 ) पंजाब खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड विनियम, 1958 में जिन्हें इसमें इसके 

गया है निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगै अर्थात् : -- 


(i ) विनियम 6 के उप विनियम ( 2) में “ सम्भव हो ” शब्द के बाद " " विराम चिन्ह रखा जायेगा ; 


(ii ) विनियम 14 में " उत्तरवर्ती ” शब्द हटा दिया जायेगा ; 


( iii ) विनियम 15 को हटा दिया जायेगा ; 


( iv ) विनियम 18 में उप विनियम ग तथा घ. में "विस्तार " शब्द जहां कहीं भी आये, उसके स्थान पर " उन्नत " 

शब्द रखा जायेगा : 


( v) विनियम 19 में , उप विनियम ( vi) में , " और वह इसका प्रयोग करेंगा ” शब्द हटा दिए जाएंगे । 


(vi) भाग (iv) में , विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शोर्षक रखा जायेगा, अर्थात् :-- 


बोर्ड के कर्मचारियों का पारिश्रमिक , भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्ते , " । 


। 


( vii ) विनियम 21 में “समान हैसियत रखने वाले पंजाब राज्य ” शब्दों के स्थान पर “समान हैसियत 

रखने वाले हरियाणा राज्य " शब्द रखे जायेंगे ; 


( viii ) विनियम 24 में , सम्बद्ध शब्द हटा दिया जायेगा ; 


(ix) भाग ( v ) में विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जायेगा, अर्थात् :--- 


" बोर्ड के सचिव तथा अन्य कर्मचारियों के कृत्य तथा कर्तव्य " 


( x ) विनियम 25 में 


( क ) उप - विनियम ( 2 ) में , “बैठक " शब्द के स्थान पर “ बैठ में " शब्द रखा जाएगा ; 


( ख ) उप-विनियम 6 में , भारतीय स्टेट बैंक अथवा " शब्द हटा दिये जायेंगे ; 


( ग ) उप -विनियम 11 में , , पंजाब शब्द के स्थान पर " हरियाणा " शब्द रखा जायेगा । 


सदस्य सचिव , 


हरियाणा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड , 

पंचकूला । 


बी ० एस ० अोझा , 


सचिव, हरियाणा सरकार, 

उद्योग विभाग । 


